निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 669 ) पटना , मंगलवार , 14 सितम्बर 2010 


( भविष्य निधि निदेशालय) 

वित्त विभाग 


शुद्धि पत्र 

16 जून 2010 
सं0 जी . पी .एफ. - 01 / 139 / 2010 - 4937 — भविष्य निधि निदेशालय के ज्ञापांक 3501, दिनांक 29 अप्रील 
2010 एवं ज्ञापांक 3606, दिनांक 3 मई 2010 द्वारा लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए 
नव नियुक्त लिपिकों को भविष्य निधि के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है । उपर्युक्त दोनों पत्रों के 
क्रम संख्या 22 पर नव नियुक्त लिपिक का नाम लिपिकीय / टंकण भूलवश निर्दोष कुमार अंकित हो गया है जिसके 
स्थान पर निर्दोष कुमार सिन्हा पढ़ा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मदन मोहन प्रसाद , 
संयुक्त आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 669 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


